रजिस्ट्री संण् डी एल० -33004/ 99 


REGD. NO. D . L .- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 -- उप - खण्ड (ii ) 
PART IT - Section 3 - - Sub-section (ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


सं . 577 ] 
No. 577 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार , सितम्बर 21, 1999 / भाद्र 30 , 1921 
NEW DELHI, TUESDAY , SEPTEMBER 21 , 1999 / BHADRA 30 , 1921 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1999 
का . आ . 7m( अ ) . - केन्द्रीय सरकार, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 2 के उपखंड ( क ) के अनुसरण में भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना 
सं. का . आ . 2751, तारीख 14 अक्टूबर, 1995 को अधिक्रांत करते हुए सिवाए उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई हैं , या जिन्हें 
करने का लोप किया गया है , गुजरात सरकार के उप - कलैक्टर श्री एन. एम, परमार को मैसर्स गैस अर्थोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ( जी ए आई 
एल ) द्वारा गुजरात राज्य में पाइपलाइन बिछाने के लिए उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया ; 

और उक्त श्री एन . एम . परमार की अधिवर्षिता पूर्ण होने पर गुजरात राज्य सरकार से उनकी सेवाओं से सेवामुक्त किया गया ; 
और उक्त श्री एन. एम. परमार की मैसर्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ प्रतिनियुक्ति 31 जुलाई, 1999 से समाप्त हो गई है; 

अत: अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड ( क ) के अनुसरण में और भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक 
गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का . आ . 2751, तारीख 14 अक्तूबर, 1995 को अधिक्रांत करते हुए , नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ ( 1 ) में वर्णित 
व्यक्ति को उक्त मैसर्स गैस अर्थोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, द्वारा सम्पूर्ण गुजरात राज्य में पाइपलाइन बिछाने के लिए निम्नलिखित अनुसूची के 
स्तंभ ( 2 ) में वर्णित क्षेत्र में उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करती है । 

अनुसूची 


व्यक्ति का नाम और पता 


अधिकारिता क्षेत्र 


2 


श्री वी . एम. पानवाला, गुजरात सरकार के मामलातदार , जो मैसर्स गैस अथॉरिटी 
ऑफ इंडिया लिमिटेड , दर्पण बिल्डिंग, आर. सी . दत्ता रोड, वडोदरा में प्रतिनियुक्ति पर । 


गुजरात राज्य 


[ फा , सं . एल. - 14016/ 18/ 93 - जी . पी . ] 

सुनील कुमार सिंह, अवर सचिव 


27850 / 99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — SEC . 3 (ü )] 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st September, 1999 
S . O . 777 (E ). — Whereas, in pursuance of clause (a ) of section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines 
(Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government vide Notification ofGovernment 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 2751, dt. October 14 , 1995 appointed Shri N .M . Parmar, 
Deputy Collector, Government of Gujarat to perform the functions of the competent authority under said Act for laying 
of the pipeline by M /s. Gas Authority of India Limited (GALL ) in the State of Gujarat; 

And , whereas, Shri N .M . Parmar has retired on his superannuation from the services of State Government of 
Gujarat; . . 

And, whereas, thc deputation of the said Shri N .M . Parmar with M /s. Gas Authority of India Limited has come 
to an end with effect from July 31 , 1999 ; 

Now , therefore , in pursuance of clause (a ) of section (2 ) of the said Act and in supersession of the notification 
of the Government of India , Ministry of Petroleum & Natural Gas vide S.O . 2751, dated October 14, 1995 , the Central 
Government hereby authorises the person mentioned in column ( 1) of the schedule given below to perform the functions 
of the competent authority under the said Act for laying pipelines by the said M /s. Gas Authority of India Limited in the 
area mentioned in column (2 ) of the said schedulc . 

SCHEDULE 


Name of the person and address 


Area of Jurisdiction 


2 


State of Gujarat 


Shri V . M . Panwala , Mamlatdar, Government of Gujarat on 
Deputation to Gas Authority of India Limited , Darpan Building , 
R . C . Dutt Road , Vadodara 


[F . No. L .-14016 /18 /93 - G .P.] 
S . K . SINGH , Under Secy. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, Now Delhi- 110064 

All Published by the Controllor of Publications, Dolhi-110054 . 


